निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 19 मई 2010 


( सं० पटना 330 ) 


सं0 1 / ए0कोर्ट - 01 / 04 - 370 / कृ० 

कृषि विभाग 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

9 फरवरी 2010 
विषयः — बिहार कृषि अधीनस्थ कोटि - 1 ( शष्य ) में कार्यरत कृषि निरीक्षक तथा समकक्ष पदों को वेतनमान् रु० 

850 - 1360 से वेतनमान् रु0 1000 - 1820 में उत्क्रमण के फलस्वरूप बिहार कृषि सेवा कोटि - 1 ( शष्य ) के 
वर्ग - 2 संवर्ग में संविलियन के संबंध में । 

संकल्प संख्या 4707 , दिनांक 04 जुलाई 2008 की अन्तिम कंडिका में संकल्प संख्या 680 , दिनांक 28 
फरवरी 2007 द्वारा लिए गए निर्णय को दिनांक 28 फरवरी 2007 के प्रभाव से प्रभावी माने जाने का उल्लेख है । 

विभागीय उक्त संकल्प में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06 फरवरी 2007 में मद संख्या 44 के रूप में 
संविलियन को 28 जनवरी 1988 के प्रभाव से विलोपित करने का निर्णय लिया गया था । जिसे विभागीय संकल्प 
संख्या 680 , दिनांक 28 फरवरी 2007 द्वारा निर्गत किया गया था । उक्त निर्णय का कार्यान्वयन एवं राजपत्र में 
प्रकाशन एल0पी0ए0 सं0 166 / 97 में अंतिम निर्णय के पश्चात् उक्त संकल्प के नोट में अंकित थी । 

___ एल0पी0ए0 सं0 166 / 97 में दिनांक 21 मई 2008 को न्याय निर्णय के उपरांत निर्गत विभागीय संकल्प 
संख्या 4707, दिनांक 04 जुलाई 2008 की अंतिम कंडिका में संविलियन की तिथि को विलोपित करने की तिथि 
स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया जा सका । 

अतः संकल्प संख्या 4707 , दिनांक 04 जुलाई 2008 में अंकित तिथि दिनांक 28 फरवरी 2007 को मात्र 
संकल्प प्रकाशन की तिथि समझा जाए तथा संदर्भित संविलियन को दिनांक 28 जनवरी 1988 से विलोपित समझा 
जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 330 - 571 +100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih .nic .in 


